रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


"रत = Usa 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246404 
CG-DL-E-08062023-246404 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I—ave I 
PART I—Section 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 37] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 8, 945 
No. 37] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 8, 945 


शिक्षा मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 8 जून, 2023 


फा. सं. 20-04/2023-सीयू.सीडीएन.--राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 23 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 
73-प्रेस/2023 के अनुसरण में, विजिटर पुरस्कारों से संबंधित विषय को इस मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया है, 
अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि विजिटर्स अवार्ड्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों/छात्रों के बीच स्वस्थ 
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और Ses उत्कृष्टता की खोज में विश्वभर से सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने 
हेतु, दिए जाते हैं।पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिए जाते हैं: 


पुरस्कारका शीर्षक पुरस्कार के क्षेत्र 

नवाचार हेतु विजिटर्स अवार्ड्स वर्ष के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत या 
सामूहिक रूप से विकसित और प्रदर्शित किए गए विशिष्ट 
नवाचार के लिए 


अनुसंधान (मानविकी, कला और सामाजिक वर्ष के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत य 
विज्ञान) हेतु विजिटर्स अवार्ड्स सामूहिक रूप से किए गए पथ-प्रदर्शक अनुसंधान के लिए 


3647 GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc. ]] 


अनुसंधान ad विजिटर्स अवार्ड्स (भौतिक विज्ञान) 


2(ग). | अनुसंधान हेतु विजिटर्स अवार्ड्स (जैविक विज्ञान) 
3. ( प्रौद्योगिकी विकास हेतु विजिटर्स अवार्ड्स वर्ष के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत या 
सामूहिक रूप से विकसित प्रौद्योगिकी के लिए। 


2. सम्मान: 


i. प्रशस्तिपत्र 
ii, नकद पुरस्कार 


विजेता प्रविष्टि को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नकद इनाम का कुल मूल्य ढाई लाख 
रुपये होगा।यदि दो या दो से अधिक प्राप्तकर्ता हैं, तो नकद पुरस्कार इस शर्त के अध्यधीन है कि, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 
न्यूनतम एक लाख रुपये प्राप्त होंगे। 


3. उद्देश्य: 


प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना। ये पुरस्कार केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संकायों/छात्रों के 
बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद करेंगे और उन्हें उत्कृष्टता की खोज में विश्वभर से सर्वोत्तम कार्यप्रथाओं को 
अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 


4. पात्रता: 
सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी संकाय सदस्य और छात्र विजिटरपुरस्कार के लिए पात्र होंगे। 
5. पुरस्कार की प्रकृति और संख्या : 
प्रत्येक श्रेणी/उप श्रेणी में केवल एक पुरस्कार होगा और ये पुरस्कार वार्षिक रूप से दिए जाएंगे। 
6. चयन की पद्धति : 


केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटरके रूप में राष्ट्रपति द्वारा अंतिम चयन के लिए एक चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं 
का एक पैनल तैयार किया जाएगा। समिति की निम्नलिखित संरचना होगी: 


i, सचिव, उच्चतरशिक्षा विभाग - अध्यक्ष 

सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 

#. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य 

iv. निदेशक, आईआईटी दिल्‍ली -सदस्य 

v. निदेशक, आईआईएससी, बैंगलोर या उनके द्वारा नामित प्रोफेसर -सदस्य 
४. कार्यकारी उपाध्यक्ष, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन -सदस्य 


vii. माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा नामांकित किए जाने वाले शैक्षणिक, अनुसंधान और अन्य संबंधित क्षेत्रों के पांच 
प्रतिष्ठित व्यक्ति -सदस्य 


शा. संयुक्त सचिव, (केंद्रीय विश्वविद्यालय)उच्चतरशिक्षा विभाग - सदस्य सचिव 


ix, अध्यक्ष द्वारा तय किए गए अनुसार कोई अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति। 


[भाग [---खण्ड ] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


चयन समिति वेब पोर्टल में निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित करेगी। चयन समिति पुरस्कार 
विजेताओं का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करेगी, जिसे संबंधित पोर्टल में डाला जाएगा। 


7. जांच समिति : 


समिति प्राप्त नामांकनों को छांटने के उद्देश्य से जांच समिति (यों) का गठन करेगी और जो चयन समिति को अपनी 
सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। जांच समिति में चयन समिति के सदस्यों के अलावा उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित प्रासंगिक क्षेत्र के 
विशेषज्ञ शामिल होंगे। 


8. पुरस्कार प्रदान करना : 


पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन के समय या वार्षिक रूप से 
आयोजित विजिटर के सम्मेलन में प्रदान किए जाएंगे। 


9. पुरस्कारों की अधिसूचना : 


पुरस्कार प्राप्त करने वालों के नाम वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे और आधिकारिक राजपत्र में भी प्रकाशित 
किए जाएंगे। 


रीना सोनोवाल कौलि, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF EDUCATION 
NOTIFICATION 
New Delhi, 8th June, 2023 


F. No. 20-0/2023-CU.Cdn.—In pursuance of President Secretariat’s Notification No.73-Pres/2023 dated 
23rd May, 2023, transferring the subject matter relating to Visitors Awards to this Ministry, it is hereby notified that 
the Visitor’s Awards are given to promote healthy competition amongst Faculties/Students of the Central Universities 
and motivate them to adopt best practices from around the world in the pursuit of excellence. Awards are given in the 
following categories: 


Title of the Award Area/Fields of Awards 


For unique innovation developed and displayed by 
l. Visitor's Award for Innovation individual or group of the Central Universities during 
the year 


Visitor's Award for Research (Humanities, Arts 
and Social Sciences) 


Visitor's Award for Research (Physical For path-breaking research carried out by individual or 
"| Sciences) group of the Central Universities during the year 
Cc Visitor's Award for Research (Biological 
PAC) Sciences) 
Bt is for T For technology developed by individual or group of 
WASHOE SAW tor Tce anolp ey Develonnien the Central Universities during the year. 


2. Decorations: 


i. Citation 
li. Cash Rewards 


Citation and cash reward will be presented to the winning entry. The total value of the cash reward will be 
Rupees Two and Half Lakhs. If there are two or more recipients, the cash reward subject to the condition that, each 
awardee will receive a minimum of Rupees One Lakh. 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


3. Purpose: 


To encourage excellence through competition. These awards would help to promote healthy competition amongst 
Faculties/Students of the Central Universities and motivate them to adopt best practices from around the world in the 


pursuit of excellence. 

4. Eligibility: 

All faculty members and students of all the Central Universities will be eligible for the Visitor’s Awards. 
5. Nature and Number of Award: 

There will be only one award in each category/sub category and these Awards will be given annually. 


6. Method of Selection: 


A panel of awardees would be prepared by a Selection Committee for final selection by the President, in the capacity 
as Visitor of Central University. The Committee will have the following composition : 


i. Secretary, Department of Higher Education — Chairperson 
ii. Secretary, Department of Science & Technology - Member 
ili. Secretary, Department of Biotechnology - Member 
iv. Director, IT Delhi -Member 
Vv. Director or Professor to be nominated by the Director, [JSc, Bangalore - Member 
Vi. Executive Vice Chairman, National Innovation Foundation - Member 
Vil. Five Persons of Eminence in the field of Academics, Research and other relevant fields to be nominated by 
Hon’ble Minister of Education - Members 
Vili. Joint Secretary, Department of Higher Education (Handling Central Universities) - Member Secretary 
ix. Any other special invitee (s) as decided by Chairperson. 


The selection committee will invite online nominations in the prescribed formats in the web portal. The 
selection committee will devise its own procedure to select the awardees, which will be put in the relevant portal. 
7. Screening Committee: 

The committee shall form screening committee (s) for the purpose of shortlisting the nominations received 
and which shall submit their recommendations to the Selection Committee. The screening committee shall consist of 
experts from the relevant field as mentioned in the para | above, other than the members of Selection Committee. 

8. Presentation of Award: 

The awards shall be presented by the President of India at the time of Annual Conference of the Vice 
Chancellors of Central Universities or in Visitor’s Conference held annually. 

9. Notification of the Awards: 


The names of the recipients of awards will be displayed on the web portal and also published in the Official 
Gazette. 


RINA SONOWAL KOULT, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-!l0054.  Sivastava 


